सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 16 


2 अग्रहायण , 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार, 

23 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


योजना- सह-वित्त विभाग 

( वित्त प्रभाग ) 


संकल्प 
30 सितम्बर , 2016 


विषय : झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261( b) में संशोधन के संबंध में । 


संख्या: वित्त -19/वित्तीय नियंत्रण -3006 / 15 /2917 /वि० -- सम्प्रति राज्य में दिनांक 1 अप्रैल , 2016 
से झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 लागू एवं प्रभावी है । 

2. झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261 (b) द्वारा सहायता अनुदान में प्राप्त 
राशि को बैंक खाते में न रखकर संबंधित कोषागार में पी. एल . खाता खोलकर रखने का प्रावधान किया 
गया है । 

3. व्यवहार में ऐसा देखा जा रहा है कि नियम 261 (b) द्वारा किये गये प्रावधान के 
आलोक में कोषागार द्वारा उन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सहायता अनुदान , जिनकी मार्गदर्शिका में 
ही राशि को बैंक खाते में रखने का प्रावधान किया गया है, की निकासी में कठिनाई हो रही है । 
प्रशासी विभागों के द्वारा ऐसी योजनाओं के लिए नियम 261 (b) को शिथिल करने हेतु संचिका के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 23 सितम्बर , 2016 
माध्यम से निरंतर अनुरोध प्राप्त हो रहा है । एतदर्थ कोषागार संहिता के नियम 261(b) को केन्द्र 
प्रायोजित योजनाओं में भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप राशि के संधारण के लिए शिथिल 
करने की आवश्यकता हो रही है । 

4. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की 
सहायता अनुदान की राशि को संधारित करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत 
मार्गदर्शिका/दिशा-निदेश के अनुसार राशि के संधारण के लिए झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के 
नियम 261 ( b) को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है: 
(i) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की केन्द्रांश एवं राज्यांश की 

राशि को केन्द्र सरकार की मार्गदर्शिका /दिशा-निदेश के आलोक में राष्ट्रीयकृत बैंक 
खाते में रखी जा सकती है । प्रत्येक योजना के संदर्भ में राशि का बैंक खाते में रखने 
के पूर्व योजना- सह- वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) की पूर्व सहमति प्राप्त कर लेना 
आवश्यक होगा । 
राज्य योजना की शत-प्रतिशत योजनाओं में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि को 

संबंधित कोषागार में पी . एल . खाता में संधारित किया जायेगा | 
5. झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के शेष नियम/ प्रावधान यथावत रहेंगे । 

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2827 / वि . दिनांक 
23 नवम्बर , 2016 के क्रम में दिनांक 23 नवम्बर , 2016 की बैठक के मद सं . 10 में दी गई है । 


6 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतेन्द्र सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 16 - 50 


